निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


11 आषाढ़ 1932 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 2 जुलाई 2010 


( सं० पटना 441 ) 


सामान्य प्रशासन विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


अधिसूचना 

24 जून 2010 
सं0 3 / एच0 - 01 / 2010 - का0 - 2454 - राज्य सरकार के योजना एवं विकास विभाग के मंत्री श्रीमती सुधा 
श्रीवास्तव का दिनांक 23 जून 2010 को असामयिक निधन के कारण राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों एवं 
सभी राजस्व दण्डाधिकारी न्यायालयों में दिनांक 24 जून , 2010 ( वृहस्पतिवार ) को अवकाश घोषित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अजय कुमार चौधरी, 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 441- 571 + 500- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


